निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1006 ) पटना , वृहस्पतिवार , 16 दिसम्बर 2021 


7 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 


13 दिसम्बर 2021 
सं ० 8 न ० वि ० विविध - बोधगया डेव०-15 / 2021 / 648 न ० वि ० एवं आ ० वि ० - नगर विकास एवं आवास विभाग 
की अधिसूचना संख्या -739 , दिनांक 21.08.2017 के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त , मगध प्रमण्डल , गया की अध्यक्षता में 
गठित बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम , 2012 की धारा -86 ( 1 ) एवं 
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली , 2014 के नियम -21 ( 1 ) ( x ) के अधीन एतद् द्वारा बोधगया विकास 
प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 
यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

राम सेवक प्रसाद , 
अवर सचिव । 


1 


- 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1006-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


